निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ 1937 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 17 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 827 ) 


सं0 2ब० / सड़क 09 - 06 / 2014 _ 3580 / न०वि०एवं आ०वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

___ 13 जुलाई 2015 
विषयः - नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 

तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्ति की सीमा में वृद्धि के संबंध में । । 

बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 292 से 295 में बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों को प्रदत्त 
तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्तियों की विवरणी निम्नवत् है जो नगर विकास एवं आवास विभाग के 
राज्य योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं पर भी लागू है: 

। तकनीकी अनुमोदन की तकनीकी स्वीकृति की । निविदा निष्पादन की 
क्र० सक्षम प्राधिकार 

शक्ति शक्ति 

शक्ति 
1 2 3 

5 
1 सहायक अभियंता 

शून्य ₹1. 00 लाख तक 

₹1.00 लाख तक 
कार्यपालक अभियंता 

शून्य ₹3. 50 लाख तक 

₹3. 50 लाख तक 
अधीक्षण अभियंता ₹70.00 लाख 

₹70. 00 लाख तक ₹70. 00 लाख तक 
₹70 .00 लाख से उपर ₹70.00 लाख से उपर 
मुख्य अभियंता । 

₹350 .00 लाख तक 
असीमित राशि 

असीमित राशि 


2. वर्तमान में राज्य योजनान्तर्गत ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रु० ) तक की लागत से अधिक के 
सभी प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के लिए विभाग के अभियंत्रण कोषांग में भेजे जाते है । इस कारण योजनाओं के 
कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक विलंब होता है । 

3. वर्णित स्थिति में भली - भाँति विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगर विकास 
विभाग के राज्य योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्ति 
में वृद्धि करते हुए निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


क्र०सं० । 


___ 


शून्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 17 जुलाई 2015 
स्वीकृति प्राधिकार तकनीकी स्वीकृति की शक्ति निविदा निष्पादन की शक्ति 

2 
सहायक अभियंता 

₹10 लाख तक 
कार्यपालक अभियंता ₹10 लाख से ₹50 लाख तक 

₹25 लाख तक 

₹25 लाख से ₹02 करोड़ | 
अधीक्षण अभियंता ₹50 लाख से ₹02 करोड़ तक 

रूपये तक 
मुख्य अभियंता 

₹02 करोड़ से ₹3.5 
₹02 करोड़ से ऊपर 

करोड़ तक 
विभागीय निविदा समिति 

₹ 3.5 करोड़ से ऊपर तक 


शून्य 


6. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30.06 .2015 के मद संख्या 26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 

प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षो / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला 
पदाधिकारियों / नगर निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जय प्रकाश मंडल , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 827 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


